निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 178) 


14 फाल्गुन 1934 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 5 मार्च 2013 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

21 जनवरी 2013 
सं0 22 / नि0सिo(जम0 )- 12- 10 / 2005 / 86 — श्री रंजीत कुमार, सहायक अभियन्ता ( याo) के विरूद्व एक पत्नी 
के रहते हुए बिना सरकार की स्वीकृति के दूसरी शादी कर लेने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0 -713 दिनांक 
7.7.06 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 17 के तहत विभागीय 
कार्यवाही चलायी गयी । इस बीच कुमार दिनांक 31.3. 12 को सेवानिवृत्त हो गये । तत्पश्चात इनके विरूद्व पूर्व से 
संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0 - 60 सह पठित ज्ञापांक 419 दिनांक 16.5.12 द्वारा बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित किया गया । संचालन पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त 
विभागीय पत्रांक 928 दिनांक 23.8.12 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई । जिसके जबाव में श्री कुमार द्वारा अपर 
मुख्य न्यायाधिश फैमली कोर्ट पटना के द्वारा दिनांक 13.01.07 को टाईटिल सूट सं0 - 01 / 05 में पारित आदेश संलग्न 
करते हुए कहा गया कि दूसरी बार शादी करने का आरोप गलत है । इस प्रकार उनके विरूद्व दूसरी शादी करने का 
आरोप प्रमाणित नहीं होता है । 

__ श्री कुमार सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता से प्राप्त जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । 
समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री रंजीत कुमार, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता को जबाव को स्वीकार करते हए उन्हें उक्त 
आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री रंजीत कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता( या० ) को उक्त आरोप से मुक्त किया 
जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 5 मार्च 2013 
इसमें विभागीय अनुमोदन प्राप्त है । 
उक्त आदेश श्री कुमार को संसूचित किया जाता है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जे0 एन0 पी0 सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 178 -571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


